. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 फाल्गुन , 1940 (श०) 
राँची , बुधवार 

13 मार्च 2019 ( ई० ) 


संख्या - 11 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 179 - 187 भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


180 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 मार्च, 2019 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
15 फ़रवरी , 2019 


संख्या-1/विविध -840 / 05 का . - 1408 -- श्री बी०के० त्रिपाठी, भा .प्र. से. ( झाः1983 ), महानिदेशक , 
श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची को दिनांक 29.01. 2019 से 12.02. 2019 तक कुल 15 दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी है, को विस्तारित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी ) 
नियमावली 1955 के नियम 10 ,11, 12 , 13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13. 02 . 2019 से 16.02.2019 
तक कुल 04 दिनों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 17 .02 . 2019 के रविवारीय 
अवकाश के उपभोग की अनुमति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की 
जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- - - - - - - - - - 


181 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 मार्च, 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
25 फ़रवरी , 2019 


संख्या-1/ विविध-838 / 2014 का . - 1755 -- श्री आशीष सिंहमार , भा. प्र. से . (एच०पी०-2008), निदेशक , 
नगरीय प्रशासन, झारखण्ड को झारखण्ड में अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात अपने गृह 
राज्य में योगदान करने हेतु विभागीय पत्रांक -1058 दिनांक - 04.02.2019 के द्वारा 
दिनांक - 24.02. 2019 के अपराह्न से विरमित किया गया है । इस क्रम में भारत सरकार के पत्र 
सं०- 14017 / 06 / 2017- AIS-II दिनांक -09.02. 2018 के प्रावधान के अधीन एवं अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) 
नियमावली 1955 के नियम 10 , 11,12 , 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 25 . 02. 2019 से 24 . 04. 2019 तक 
कुल दो माह की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 फ़रवरी , 2019 


संख्या -1/विविध-840 / 05 का . - 1784 -- श्री बी०के० त्रिपाठी, भा .प्र.से . ( झाः1983), महानिदेशक, 
श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को दिनांक 29.01 .2019 से 16 .02. 2019 तक के लिए उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति दी गयी थी , को विस्तारित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10, 11 , 12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 17. 02. 2019 से 26 . 02. 2019 तक कुल 10 दिनों 
के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


182 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 13 मार्च, 2019 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 फ़रवरी , 2019 


संख्या-1/विविध -839/ 2016 का . - 1785 -- श्रीमती नेहा अरोड़ा, भा . प्र. से . ( झाः2012), सम्प्रति 
मातृत्व अवकाश पर को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत दिनांक 
19.01. 2019 से 25. 02.2019 तक कुल 38 ( अड़तीस ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गयी है, को 
विस्तारित करते हुए दिनांक 26 .02.2019 से 10 .06 .2019 तक कुल 105 दिनों के लिए अतिरिक्त मातृत्व 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
28 फ़रवरी , 2019 


संख्या-1/ विविध-886 / 2005 का .- 1875 -- श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा .प्र.से . ( झाः98), सचिव , 
अनुज जा० , अनुजा०, अल्प० एवं पि०व० कल्याण विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) 
नियमावली 1955 के नियम 10, 11 , 12 ,13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 27.02. 2019 से 28 . 02 . 2019 तक 
कुल दो दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


183 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 मार्च, 2019 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
28 फ़रवरी , 2019 


संख्या - 09/ आरोप - दुमका-83/ 2018-845 (09)/ रा.,-- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन सहायक 
बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका को दिनांक - 09.08.2018 को पूर्वा० 11. 00 बजे बंदोबस्त कार्यालय परिसर , 
दुमका के बाहर से निगरानी दस्ते द्वारा रिश्वत लिये जाने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/ 13 ( 2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिये जाने 
के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-3885/रा., दिनांक- 18. 09 .18 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम- 9 ( 2) ( क ) के तहत गिरफ्तार किये जाने 
की तिथि दिनांक - 09.08. 2018 के प्रभाव से इन्हें अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया । 
2. बंदोबस्त पदाधिकारी , संथाल परगना, दुमका के कार्यालय पत्रांक -3-II, दिनांक -04.01. 2019 से 
प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दिनांक - 27 .11. 18 को केन्द्रीय कारा , दुमका से न्यायिक हिरासत से मुक्त 
होकर श्री गुप्ता द्वारा दिनांक -28. 11 . 2018 के पूर्वा. में बंदोबस्त कार्यालय, दुमका में योगदान समर्पित 
किया गया । 
3. अतः समीक्षोपरान्त न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , 
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 
2016 के नियम 9 (3) (i) के तहत मानित निलंबनावधि समाप्त समझते हुए उनके योगदान की तिथि 
दिनांक- 28 .11. 2018 से योगदान स्वीकृत किया जाता है । 
4. श्री गुप्ता के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय इनके विरूद्ध आपराधिक/ अनुशासनिक कार्यवाही 
के फलाफल के आलोक में लिया जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


- - - - - - - 


- - - - 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 13 मार्च, 2019 


184 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
6 मार्च, 2019 


संख्या-2/ राज. स्था . शक्ति प्रदत्त - 03/ 2017- 913(02)/ रा.,-- उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक 
379/ भू. अ., दिनांक-01. 03. 2019 के आलोक में श्री राजेश प्रजापति , अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह को 
उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन 
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( " The 
Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act -2013 ") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


185 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 मार्च, 2019 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
28 फ़रवरी , 2019 


संख्या -2/ राज. स्था . शक्ति प्रदत्त - 03 / 2017 -845 ( 02 )/ रा.,-- उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक 
80 / भू. अ., दिनांक -18. 01 . 2019 के आलोक में निम्न अंचल अधिकारियों को उनके कार्यों के अलावे 
अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( " The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act - 2013" ) 
की धारा 3( g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है: 


( 1) श्रीमती सरोजिनी ऐनी तिर्की, अंचल अधिकारी, राजमहल 


( 2 ) श्री शिवाजी भगत , अंचल अधिकारी, तालझारी । 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 13 मार्च, 2019 


186 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
6 मार्च, 2019 


संख्या- 2/ राज . स्था . शक्ति प्रदत्त- 03/ 2017-922( 02 )/ रा.,-- उपायुक्त , गोड्डा के पत्रांक - 247/ गो ., 
दिनांक - 04. 03 .2019 के आलोक में श्री संजय पी०एम० कुजूर , अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को उनके 
कार्यों के अतिरिक्त जिला-भू - अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( "The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act- 2013 " ) 
की धारा 3(g ) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 
निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
05 मार्च, 2019 


संचिका संख्या - 13/नि०वि०- 01 /18-136 / नि .-- काजी विवाह अधिनियम 1880 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल , मोहम्मद मसूद फरिदी , पिता- रजिकूल 
बारी , ओल्ड एच० बी० रोड़ , रमजान कॉलोनी , कांटाटोली , जिला- राँची, झारखण्ड को राँची जिलान्तर्गत 
मुस्लिम धर्मावलंबियों का निकाह संपन्न कराने तथा निकाहनामा जारी करने हेतु काजी नियुक्त 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव , 


187 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 13 मार्च, 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# KHUSHBOO KUMARIPAT PRAMOD PRASAD AGRAWAL TRÀ SRISHASHISUMAN 
शपथ पत्र सं० 693, दिनांक 08 जनवरी , 2019 के अनुसार KHUSHBOO KUMARI AGRAWAL के 
नाम से जानी जाऊँगी । 

KHUSHBOO KUMARI एवं KHUSHBOO KUMARI AGRAWAL दोनों एक ही महिला का 
नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


H. No . 171/ O , KUSUM VIHAR, ROAD No - 05 , 
BACK OF DIVYAYAN MORHABADI, RANCHI, 
DIST .- RANCHI , 
STATE - JHARKHAND , 
PIN No - 834008 , 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ABHA PRISKALLA KONGARI पति PAWAN KONGARI, शपथ पत्र सं० 31 , दिनांक 
15 जून , 2018 के अनुसार ABHA PRINCILA KONGARI के नाम से जानी जाऊँगी । 

___ ABHA PRISKALLA KONGARI एवं ABHA PRINCILA KONGARI दोनों एक ही महिला का 
नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


GIRJA TOLI KHUNTI, 
P. O . & P. S.- KHUNTI, 
DIST.- KHUNTI, 
STATE _ JHARKHAND , 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 11 -- 50 | 


